छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22- छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्ययवजयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 6 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 7 फरवरी 2020 - माघ 18, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , Sheikh Nasruddin आत्मज Sheikh Badruddin, निवासी - क्वा नं. 14/ A, स्ट्रीट-21 , 
सेक्टर-2, भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) पिन -490001 का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्र व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Nasruddin आ . Badruddin दर्ज है. जो कि अपूर्ण है जबकि मेरा पूर्ण नाम Sheikh Nasruddin आ . 
Sheikh Badruddin है, जो कि मेरे पासपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड में 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे Sheikh Nasruddin आ . Sheikh Badruddin के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


Nasruddin 

पिता- Badruddin 
निवासी - क्वा . नं. - 14/ A, स्ट्रीट -21 , सेक्टर -2 , 
भिलाई नगर , तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 

पिन -490001 


Sheikh Nasruddin 

fYGT - Sheikh Badruddin 
निवासी - क्वा. नं . - 14/ A, स्ट्रीट -21, सेक्टर -2, 
भिलाई नगर, तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 

पिन -490001 


39 


40 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कु. ऋषिका जैन आत्मजा श्री राकेश कुमार जैन, उम्र 21 वर्ष, निवासी -हीरामोती लाईन 
राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ.ग. ) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम ऋषिका जैन है, किन्तु एस.बी.आई. म्यूचअल फंड 
योजना के मेरे नाम के प्रमाण पत्र में मेरा नाम प्रज्ञा जैन दर्ज है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कु . ऋषिका जैन रख ली हूँ. मैं अपने 
वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूं . 


अतः अब मुझे कु. ऋषिका जैन आत्मजा श्री राकेश कुमार जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


प्रज्ञा जैन 


कु . ऋषिका जैन 


पिता - श्री राकेश कुमार जैन 
निवासी - हीरामोती लाईन , राजनांदगांव, 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


पिता - श्री राकेश 

कुमार 

जैन 
निवासी - हीरामोती लाईन , राजनांदगांव, 
तह. व जिला - राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , Smt. Chandana Bose ध.प. Shri Partha Pratim Bose, उम्र 57 वर्ष, निवासी 
ऑरचिड -22, चौहान ग्रीन वेली, जुनवानी, मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, तहसील व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) पिन -490020 की हूँ. यह कि मेरा 
वास्तविक नाम Smt. Chandana Bose है, किन्तु मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम Chandna Bose दर्ज है जिसमें गलत वर्तनी ( Spelling ) है. मैं 
अपने नाम को परिवर्तित कर, सही नाम Smt. Chandana Bose रख ली हूँ. मैं अपने वास्तविक नाम को , मेरे पासपोर्ट व अन्य समस्त शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे Smt. Chandana Bose ध.प. Shri Partha Pratim Bose के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


Chandna Bose 
पति-Shri Partha Pratim Bose 
निवासी - ऑरचिड-22, चौहान ग्रीन वेली, जुनवानी, 

मोतीलाल नेहरू नगर, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) पिन-490020 


Smt. Chandana Bose 

पति- Shri Partha Pratim Bose 
निवासी - ऑरचिड -22, चौहान ग्रीन वेली, जुनवानी, 

मोतीलाल नेहरू नगर , भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) पिन -490020 


Add.- Orchid -22, Chouhan Green Valley , 
Junwani,Motilal Nehru Nagar, Bhilai , 
Teh. & Distt .- Durg ( C.G. ) 

Pin- 490020 


Add.- Orchid - 22 , Chouhan Green Valley , 
Junwani, Motilal Nehru Nagar, Bhilai, 
Teh. & Distt .- Durg ( C.G. ) 

Pin- 490020 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2020 


41 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , अतुल अग्रवाल आत्मज श्री ललित कुमार अग्रवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी -27 , 
जवाहरनगर, वार्ड नंबर-18, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम अतुल अग्रवाल है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों तथा अन्य समस्त शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे बैंक खाता में मेरा नाम अतुल कुमार अग्रवाल है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं 
अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अतुल अग्रवाल रख लिया हूँ. मैं मेरे वास्तविक नाम को बैंक रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे अतुल अग्रवाल आ . श्री ललित कुमार अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


अतुल कुमार अग्रवाल 
पिता - श्री ललित कुमार अग्रवाल 
निवासी -27, जवाहरनगर, वार्ड नंबर -18, दुर्ग , 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


अतुल अग्रवाल 
पिता - श्री ललित कुमार अग्रवाल 
निवासी -27, जवाहरनगर, वार्ड नंबर -18, दुर्ग , 

तह . व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सैयद जाकिरूद्दीन एजाज आत्मज एस.एम.एम.ए. सरकार, उम्र 49 वर्ष, निवासी - क्वा . 
नंबर- 4 - डी , सड़क -72, सेक्टर -6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे 
सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम एस. जेड. एजाज दर्ज है जबकि मेरा पूर्ण नाम सैयद जाकिरूद्दीन एजाज है मैं मेरे पूर्ण नाम को , मेरे सर्विस रिकार्ड 
व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे सैयद जाकिरूद्दीन एजाज आ . एस. एम.एम.ए. सरकार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


नया नाम 


पुराना नाम 


एस. जेड . 

एजाज 
पिता - एस.एम.एम.ए. सरकार 
निवासी - क्वा . नंबर - 4 - डी , सड़क -72, सेक्टर -6, 

भिलाईनगर, तह . व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


सैयद जाकिरूद्दीन एजाज 

पिता - एस.एम.एम.ए. सरकार 
निवासी - क्वा . नंबर - 4 - डी , सड़क -72, सेक्टर -6 , 

भिलाईनगर, तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


42 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , पुरूषोत्तम लाल निषाद आत्मज श्री आजू राम निषाद, उम्र 39 वर्ष, निवासी - आई -23, 
पेंशन बाड़ा, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर ( छ.ग. ) का हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम 
पुरूषोत्तम लाल निषाद आ. श्री आजू राम निषाद दर्ज है. मैं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम 
पुरूषोत्तम निषाद दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पुरूषोत्तम लाल निषाद रख लिया हूँ. मैं अपने पूर्ण व सही नाम 
को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे पुरूषोत्तम लाल निषाद आ . श्री आजू राम निषाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


पुरूषोत्तम निषाद ( Purushottam Nishad ) 
पिता - श्री आजू राम निषाद ( S/ o- ShriAaju Ram Nishad ) 

निवासी - आई -23 ,पेंशन बाड़ा, रायपुर, 

तह . व जिला - रायपुर ( छ.ग. ) 


पुरूषोत्तम लाल निषाद ( Purushottam Lal Nishad ) 
पिता - श्री आजू राम निषाद ( S/ o- Shri Aaju Ram Nishad ) 

निवासी - आई -23, पेंशन बाड़ा, रायपुर, 

तह. व जिला - रायपुर ( छ.ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , टी. अपूर्वा राव आत्मजा श्री टी . नागेश राव , निवासी -शिक्षक नगर , राजनांदगांव तहसील 
व जिला राजनांदगांव ( छ.ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम टी. अपूर्वा रानी था जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है . मैंने अपने नाम को 
परिवर्तित कर नया नाम टी. अपूर्वा राव रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


अतः अब मुझे टी. अपूर्वा राव आत्मजा श्री टी . नागेश राव के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


टी . अपूर्वा रानी 
पिता - श्री टी . नागेश राव 
निवासी -शिक्षक नगर, राजनांदगांव , 
तह . व जिला - राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


टी. अपूर्वा राव 
पिता - श्री टी . नागेश राव 
निवासी -शिक्षक नगर , राजनांदगांव , 
तह . व जिला- राजनांदगांव ( छ.ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2020 


43 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , घनश्याम प्रसाद पाल आत्मज श्री आत्माराम पाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी - क्वा . नं .- 30 / 
बी, सड़क एवन्यू सी ., सेक्टर-2, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम घनश्याम प्रसाद आ . श्री आत्माराम पाल , सर्विस रिकार्ड में घनश्याम प्रसाद तथा कुछ अन्य दस्तावेजों में 
घनश्याम पाल दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम “पाल ” जोड़कर पूर्ण नाम घनश्याम प्रसाद पाल रख लिया हूँ तथा 
इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


अतः अब मुझे घनश्याम प्रसाद पाल आ . श्री आत्माराम पाल के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


घनश्याम प्रसाद, 


घनश्याम पाल 

पिता - श्री आत्माराम पाल 
निवासी- क्वा . नं .- 30/ बी , सड़क एवन्यू सी., सेक्टर -2 , 

भिलाईनगर, तह . व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


घनश्याम प्रसाद पाल 

पिता - श्री आत्माराम पाल 
निवासी - क्वा . नं. - 30/ बी, सड़क एवन्यू सी ., सेक्टर -2, 

भिलाईनगर, तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


" 


उपनाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , प्रभु दयाल देवांगन आत्मज श्री चैत राम देवांगन , उम्र 58 वर्ष, निवासी- क्वाटर -3- G , 
सड़क -12 , सेक्टर-6, भिलाई , तहसील व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में 
मेरा नाम प्रभुदयाल आ . चैतराम देवांगन दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम “ देवांगन ” जोड़कर पूर्ण नाम प्रभु दयाल 
देवांगन रख लिया हूँ. मैं मेरे पूर्ण/ सही नाम को , मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे प्रभु दयाल देवांगन आ . श्री चैत राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


प्रभुदयाल ( Prabhudayal ) 

पिता - श्री चैतराम देवांगन 

( S/ o - Shri Chaitram Dewangan) 
निवासी - क्वाटर -3 - G, सड़क -12, सेक्टर -6, भिलाई , 

तह. व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


प्रभु दयाल देवांगन ( Prabhu Dayal Dewangan ) 

पिता - श्री चैत राम देवांगन 
( S / o -Shri Chait Ram Dewangan ) 
निवासी - क्वाटर - 3- G, सड़क -12, सेक्टर-6, भिलाई, 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग.) 


44 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , खिलेश्वर घृतलहरे आत्मज श्री मन्नु लाल घृतलहरे, उम्र 30 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी 
बस्तीपारा, खोपली बागबाहरा, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुन्द ( छ.ग. ) का हूँ. यह कि मैं छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी रायपुर में 
कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम खिलेश्वर आ . मन्नु लाल दर्ज है. जो कि अपूर्ण है. जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम 
मन्नु लाल घृतलहरे है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम “घृतलहरे ” जोड़कर पूर्ण नाम खिलेश्वर घृतलहरे रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित नाम मेरे सर्विस 
रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 
दिया हूँ . 


अतः अब मुझे खिलेश्वर घृतलहरे आ . श्री मन्नु लाल घृतलहरे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


नया नाम 


पुराना नाम 


खिलेश्वर 

पिता - श्री मन्नु लाल 
निवासी - बस्तीपारा , खोपली बागबाहरा , 

तहसील - बागबाहरा, 
जिला - महासमुन्द ( छ.ग. ) 


खिलेश्वर घृतलहरे 
पिता- श्री मन्नु लाल घृतलहरे 
निवासी - बस्तीपारा, खोपली बागबाहरा, 

तहसील - बागबाहरा, 
जिला - महासमुन्द ( छ.ग. ) 


" 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती निशा साहू ध.प. श्री शैलेन्द्र कुमार साहू, उम्र 43 वर्ष, निवासी - क्वा . नं. -36 / 
ए, सी . पाकेट, मरौदा सेक्टर , भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ.ग.) की हूँ . यह कि पूर्व में मेरा नाम निशा वर्मा आत्मजा श्री कन्हैया लाल वर्मा 
था जो कि मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज है मेरा विवाह दिनांक 01-03-2003 को श्री शैलेन्द्र कुमार साहू के साथ संपन्न हुआ. विवाह 
पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती निशा साहू रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती निशा साहू ध.प. श्री शैलेन्द्र कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


निशा वर्मा 
पिता - श्री कन्हैया लाल वर्मा 
निवासी -65/ 4 - एफ , सेक्टर -06 , भिलाई , 

तह . व जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


श्रीमती निशा साहू 

पति - श्री शैलेन्द्र कुमार साहू 
निवासी - क्वा नं. - 36 / ए, सी . पाकेट , मरौदा सेक्टर, भिलाई, 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ.ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2020 


45 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर ( छ. ग. ) 


बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2019 


क्रमांक / परि./2019/2144. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन/ 2013/ 1164 दिनांक 02-12-2013 में आंशिक संशोधन 
करते हुए श्री आर.एल.सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री आर. एन. 
तिवारी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को सार्वजनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर विकास खण्ड बिल्हा पं.क्र . 79 दिनांक 07-03-1995 
जिला बिलासपुर , का परिसमापन नियुक्त करती 


यह आदेश आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया. 


बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2019 


क्रमांक / परि ./2019/ 2145. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन/ 2014/ 1117 दिनांक 09-06-2014 में आंशिक संशोधन 
करते हुए 

श्री आर.एल.सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री दीपक सिंह 
कंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मरवाही को विविध बहु . सहकारी समिति मर्या. लरकेनी विकास खंड मरवाही जिला बिलासपुर पं. क्र . 2811 
दिनांक 22-02-1965 जिला बिलासपुर का परिसमापन नियुक्त करती हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया. 


बिलासपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2019 


क्रमांक / परि./2019/ 2146. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक / परिसमापन/2013/1455 दिनांक 02-12-2013 में आंशिक संशोधन 
करते हुए श्री आर.एल.सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70( 1 ) के अंतर्गत श्री बी. आर. 
यादव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर विकास खण्ड बिल्हा, पं. क्र . 3160 दिनांक 07-03-1986 
जिलाबिलासपुर , का परिसमापन नियुक्त करती हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया . 


बिलासपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 


क्रमांक / परि./2019/2487. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक /परिसमापन/ 2018/ 1599 दिनांक 24-08-2018 में आंशिक संशोधन 
करते हुए श्री आर.एल.सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री एस . भगत सहकारिता 
विस्तार अधिकारी कोटा को जगदम्बा साख सहकारी समिति मर्या. रतनपुर विकास खंड कोटा, पं. क्र . - 197 दिनांक 04-02-2005 जिला 
बिलासपुर , का परिसमापन नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया. 


46 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2020 


[ भाग 3 ( 1 ) 


बिलासपुर , दिनांक 30 दिसम्बर 2019 


क्रमांक/ परि./ 2019/ 2488. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ परिसमापन /2014/ 1117 दिनांक 09-06-2014 में आंशिक संशोधन 
करते हुए श्री आर.एल.सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70( 1 ) के अंतर्गत श्री दीपक सिंह 
कंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मरवाही को विविध बहु. सहकारी समिति मर्या. बरौर विकास खंड मरवाही जिला बिलासपुर पं. क्र . 2818 
दिनांक 01-09-1965 जिलाबिलासपुर का परिसमापन नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया . 


बिलासपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 


क्रमांक / परि./2019/2489. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1468 दिनांक 22-06-2017 में आंशिक संशोधन 
करते हुए श्री आर.एल.सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर सहकारी अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री श्रीकान्त शुक्ला सहकारिता 
विस्तार अधिकारी गौरेला को सहयोग साख सहकारी समिति मर्या. ज्योतिपुर गौरेला विकास खंड गौरेला, पं. क्र . 271 दिनांक 05-01-2009 जिला 
बिलासपुर का परिसमापन नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 30-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय पद मुद्रा से जारी किया गया . 


हस्ता./ 
उप पंजीयक. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020 . 


